रजिस्ट्री संडी०एल० - 33004/ 96 


REGD. NO . D . L. - 33004/ 17 


. 


. 


. 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


FALTARIA 


- 


- 


- 


- 


4 . 


भाग II खण्ड 3 -- उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3. _ Sub -section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


. 


- 


- 


सं० 166 ] 
No. 1661 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मार्च 14 , 1996 / फाल्गुन 24, 1917 
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14 , 1996 /PHALGUNA 24 , 1917 


- 


- 


... 


- 


- - 


कृषि मंत्रालय 
( पशुपालन एवं डेयरी विभाग ) 


आदेश 


नई दिल्ली, 13 मार्च, 1996 


का . आ• 195( अ ). - आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 
एतद्वारा यह निदेश देती है कि उप - धारा ( 2 ) के ( ग ), ( घ ) तथा ( ङ) में विनिर्दिष्ट मामलों के लिए व्यवस्था करने के उद्देश्य से आदेश देने के लिए उसन 

अधिनियम की धारा ( 3 ) की उप - धारा ( 1 ) द्वारा इसमें प्रदत्त शक्तियों का उपयोग राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नीचे की अनुसूची में से किसी भी विनिर्दिष्ट 
किस्मों के गोपशु चारा संबंधी मामलों में भी किया जाएगा । 


यह आदेश भारत के सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख आरंभ होने की अवधि तथा जून , 1996 के 30वें दिन की समाप्ति अवधि 
के लिए प्रवृत्त होगा । 


अनुसूची 


1. सूखी घास तथा चारा 
2. इसके समस्त व्युत्पन्नों सहित लेकिन ग्वार गम तथा ग्यार कोरमा को छोड़कर जिसके उपयोग गोपशु चारा के रूप में नहीं किया जाता, ग्वार 
3. ज्वार, मका तथा बाजरा की करब तथा करबी 
4 . मोठ चारा तथा मोठ यूरी 
5. धान की भूसी 
6. खाखला 
7. चने की चूरी 
8. गेहूँ की भूसी 

[ संख्या एफ 2 - 2/96 - एएच टी | 

बाबू जैकब , संयुक्त सचिव 


615GI/ 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC . 3 ( ii) 


TRAIL 


LUAR 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Animal Husbandry & Dairying ) 


ORDER 


New Delhi, the 13th March , 1996 


S . O . 195( E ). - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ), 
the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by sub -section ( 1) of Section 3 of the said Act to make 
orders to provide for the matters specified in Clauses ( c ), ( d ), (h ) & ( ) of sub -section ( 2 ) thereof shall in relation to cattle fodder 
of any of the varieties specified in the schedule below be exercisable also by the State Government of Rajasthan . 


This order shall come into force for the period commencing on the date of its publication in the official Gazette of 
India and ending with the 30th day of June, 1996 . 


SCHEDULE 


1. Hay and grass 
2 . Gowar including all its derivatives but excluding Gowar Gum and Gowar Kormawhich is not used as cattle 

fodder. 
3 . Karab or Karbi of Jowar,Maize and Bajra . 
4 . Moth - Chara and Moth Churi . 
5 . Rice Husk . 
6 . Khakhala . 
7 . Gram Churi, 
8 . Wheat Chappad . 


No . F 2 -2 /96 - AHTI 
BABU JACOB, Jt. Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press . Ring Road , Mayapurl, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 1996 


